रजिस्ट्री सं० डी०एल० - 33004/ 95 


REGD. NO . D.L..-33004/ 95 


. 


. 


ani 


Min. 


- 


17 


- 


MAA 


M. 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II ---- Section 3 - Sub - section ( i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं०539 ] 
No. 539] 


नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 29, 1995 / पौष 8 , 1917 
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 29, 1995/ PAUSA 8, 1917 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1995 

सं० 174/95 - सीमा शुल्क 
सा . का . नि . 822 ( अ ). -- केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट और सीमा शुल्क 
टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51) की पहली अनुसूची के उप - शीर्ष रा० 8548. 10 के जो उक्त सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट है , अंतर्गत आने 
वाले प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरियों और विद्युत संचाय की अपशिष्ट और स्वैप को जब उसका भारत में आयात किया जाए , उक्त पहली अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क के उतने भाग से जितना उतमाणी के स्तंभ ( 3 ) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित 
रकम से अधिक है, छूट देती है । 


सारणी 


क्रम 
संख्या 


माल का वर्णन 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


1 


2 


1. लौह अपशिष्ट और स्क्रैप 
2. ताम्र अपशिष्ट और स्क्रैप 
3. निकिल अपशिष्ट और स्क्रैप 
4. सीसा अपशिष्ट और स्क्रैप 
5. जस्ता अपशिष्ट और स्क्रैप 
6. केडमियम अपशिष्ट और स्क्रैप 


40 प्रतिशत मूल्यानुसार 
35 प्रतिशत मूल्यानुसार 
20 प्रतिशत मूल्यानुसार 
35 प्रतिशत मूल्यानुसार 
35 प्रतिशत मूल्यानुसार 
30 प्रतिशत मूल्यानुसार 


3146GI/ 95 


2 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC , 3 (1)] 


ILLES . . 


= 


= 


= 


= 


D . .OODD 


ICTIILOTHO LIMITAH . . . TIE 


2. 76 


T 1 99994 , 1996 


arti 


[ Po528/97 /95 - T (37) ] 

राजीव तलवार, अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 29th December, 1995 

NO . 174 /95 - CUSTOMS 


G . S . R . 822 (E ). - In exercise of the powers conferred by Sub -section ( 1 ) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 
of 1962 ), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby exempts waste and 
scrap of primary cells , primary batteries and electric accumulators, of a kind specified in column (2 ) of the Table hereto 
annexed and falling under sub -heading number 8548, 10 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ), 
when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said 
· First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the said 

Table . 


TABLE 


Description of goods 


Rate 


Serial 
number 


Ferrous waste and scrap 
Copper waste and scrap 
Nickel waste and scrap 
Lead waste and scrap 
Zincwaste and scrap 
Cadmium waste and scrap 


40 % ad valorem 
35 % ad valorem 
20 % ad valorem 
35 % ad valorem 
35 % ad valorem 
30 % ad valorem 


2 . This notification shall come into force on the first day of January , 1996 . 


[F . No. 528 /97 /95 CUS ( TU ) ] 
RAJIV TALWAR , Under Secy . 


- 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, f.ing Road ,Mayapuni, New Delhi- 110064 

and Published by the Contrciler of Publications, Delhi- 110054 . 1995 


